निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 पौष 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 58 ) पटना , मंगलवार , 19 जनवरी 2016 

ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 
19 जनवरी 2016 


सं0 ग्रा0वि0 - 14 (विविध) न्याय- 07 / 2015-258654 — माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय सिन्हा , 
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, को ग्रामीण विकास विभाग बिहार की अधिसूचना 
संख्या - 258459 दिनांक 18. 01 . 2016 द्वारा गठित न्यायिक जाँच आयोग के अध्यक्ष के रूप में 
योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है । 


___ 2. इन्हें वेतन भत्ते आदि सेवानिवृत्त पदाधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर देय नियमों के अनुसार 
देय होंगे । इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा | 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
प्रमोद कुमार बिहारी, 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 58 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


